रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सं. 211 ] 


MAMAN 


M 


i 


amre - 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II -- Section 3 - Sub - section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 23 , 2010 / वैशाख 3 , 1932 
No . 211 ] ___ NEW DELHI, FRIDAY , APRIL 23, 2010/ VAISAKHA 3 , 1932 

गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010 
सा . का .नि . 347( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66 ) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक ( समूह ग और समूह घ ) भर्तीनियम , 2003 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत 
करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 
कांस्टेबल ( दफ्तरी ), कांस्टेबल ( चपरासी ), कांस्टेबल ( फराश ) और कांस्टेबल ( सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का 
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .---(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , कार बरा ( दफ्तरी ), कांस्टेबल 
( चपरासी) , कांस्टेबल (फराश ) और कांस्टेबल ( सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय ) पद भर्ती नियम, 2010 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. लागू होना. ... ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड / वेतनमान. -- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके 
वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान वे होंगे , जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं , आदि .---उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ (14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हता. — वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्ही उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति.--- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों , और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


1535 GI/ 2010 


की 
वर्गीकरण 


पद 
का 
नाम 
पदों 

संख्या 


वेतन 
बैंड 
चयन 
सेवा 
में 
जोड़े 
गए 
वर्षों 
का 
सीधे 
भर्ती 
किए 
जाने 
वाले 
व्यक्तियों 
के 
लिए 
| 

और 
ग्रेड 
अथवा 
| 
फायदा 
केन्द्रीय 
सिविल 
सेवा 
आयु 
सीमा 
वेतन 
/ 
अचयन 
( 
पेंशन 
) 
नियम 
, 
1972 
के 
नियम 
वेतनमान 
पद 
30 
के 
अधीन 
अनुज्ञेय 
है 
या 

नहीं 


A 


(1) 


लागू 
नहीं 
होता 


| 
25 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 


गांस्टेबल हफ्तरी 
) 


होता 


( 
3 
) 
. 
( 
4 
) 

5 
) 
294 
* 
साधारण 
वेतन 
बैंड 
- 
1 
लागू 
2010 
केन्द्रीय 
सेवा 
5200 
- 
20200 
| 
नहीं 
* 
कार्यभार 
समूह 

ग 

रू0 
+ 
ग्रेड 
के 
आधार 
अराजपत्रित 
वेतन 
2000 
पर 
( 
अनुसचिवीय 
) 
परिवर्तन 
किया 
जा 
सकता 
है 
। 


( 
केन्द्रीय 
सरकार 
द्वारा 
समय 
- 
समय 
पर 
जारी 
किए 
गए 
अनुदेशों 
या 
आदेशों 
के 
अनुसार 
सरकारी 
सेवकों 
के 
लिए 
साधारण 
अभ्यर्थियों 
की 
दशा 
में 
शिथिल 
करके 
40 
वर्ष 
तक 
तथा 
अनुसूचित 
जातियों 
और 
अनुसूचित 
जनजातियों 
की 
दशा 
में 
शिथिल 
करके 
45 
वर्ष 
तक 
की 
जा 
सकती 
है 
) 
टिप्पण 
1 
: 
आयु 
सीमा 
अवधारित 
करने 
के 
लिए 
निर्णायक 
तारीख 
वह 
अन्तिम 
तारीख 
होगी 
। 
( 
न 
कि 
वह 
अंतिम 
तारीख 
जो 
असम 
, 
मेघालय 
, 
अरूणाचल 
प्रदेश 
, 
मिजोरम 
, 
मणिपुर 
, 
नागालैंड 
, 
त्रिपुरा 
, 
सिक्किम 
, 
जम्मु 
कश्मीर 
, 
राज्य 
के 
लद्दाख 
खण्ड 
, 
हिमाचल 
प्रदेश 
के 
लाहौल 
और 
स्पिती 
जिले 
तथा 
चम्बा 
जिले 
के 
पांगी 
उपखंड 
, 
अंदमान 

और 
निकोबार 
द्वीप 
था 
लक्षद्वीप 
के 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
विहित 
की 
गई 
है 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I! - SEC. 3(i)] 


कीजानेवालीभर्तीकीदशामें,आयुसीमा अवधारितकरनेकेलिएनिर्णायकतारीखवह अंतिमतारीखहोगीजिसतकरोजगार कार्यालयोंसेनामभेजनेकेलिएकहागयाहै। 


[ भाग !!- - खण्ड 3(1) ] 


सीधेभर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियोंकेलिएअपेक्षितसीधेभर्तीकिएजानेवालेपरिवीक्षाकीअवधि,यदिकोईहो। शैक्षिकऔरअन्यअहर्ताएं 

व्यक्तियोंकेलिएविहित आयुऔरशैक्षिकअहर्ताएं प्रोन्नतव्यक्तियोंकीदशा मेंलागूहोंगीयानहीं। 

10 |किसीमान्यताप्राप्तबोर्ड/विश्वविद्यालयसे|लागूनहींहोता 

दोवर्ष मैट्रीकुलेशन। |भर्तीकीपद्धति:भर्तीसीधेहोगीयाप्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तियाआमेलनद्वाराभर्तीकीदशामेंवेश्रेणियांजिनसेप्रोन्नतिया प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारातथाविभिन्नप्रतिनियुक्तियाआमेलनकियाजाएगा। पद्वतियोंद्वाराभरेजानेवालेपदोंकीप्रतिशतता 

11 


CAD 


- 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 


सीधीभर्तीद्वारा |यदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिहै,तोउसकीसंरचना 


लागूनहींहोता भर्तीकरनेमेंकिनपरिस्थतियोंमेंसंघलोकसेवाआयोगसेपरामर्शकियाजाएगा 


14 


लागूनहींहोता 


समूह ग विभागीयप्रोन्नतिसमिति,पुष्टिकेलिए निम्नलिखितसेमिलकरबनेगी:-।। 

1.सहायकनिदेशकयाकमांडेंट,केन्द्रीयअध्यक्ष |रिजर्वपुलिसबल. 2.संयुक्तसहायकनिदेशकयाउपसदस्यI कमाडेंट,केन्द्रीयरिजर्वपुलिसबल 3.प्रशासनिकअधिकारीयाअनुभागसदस्यII अधिकारीयासहायककमांडेंट,केन्द्रीय रिजर्वपुलिसबल 


( 
1 
) 


( 
6 
) लागूनहींहोता 


25वर्षसेअधिकनहीं 


कांस्टेबल 
( 
चपरासी 
) 


( 
2 
) 
( 
3 
) 

( 
5 
) 413*साधारण वेतनबैंड-1लागूनहींहोता (2010)केन्द्रीयसेवा|5200-20200 *कार्यभारसमूह ग |रू0+ग्रेड केआधार|अराजपत्रितवेतन2000रू0 

(अनुसचिवीय) 
परिवर्तन 
किया 
जा 
सकता 
है 
। 


( 
केन्द्रीय 
सरकार 
द्वारा 
समय 
- 
समय 
पर 
जारी 
किए 
गए 
अनुदेशों 
या 
आदेशों 
के 
अनुसार 
सरकारी 
सेवकों 
के 
लिए 
साधारण 
अभ्यर्थियों 
की 
दशा 
में 
शिथिल 
करके 
40 
वर्ष 
तक 
तथा 
अनुसूचित 
जातियों 

और 
अनुसूचित 
जनजातियों 
की 
दशा 
में 
शिथिल 
करके 
45 
वर्ष 
तक 
की 
जा 
सकती 
है 
) 


टिप्पण 
1 
: 
आयु 
सीमा 
अवधारित 
करने 
के 
लिए 
| 
निर्णायक 
तारीख 
वह 
अन्तिम 
तारीख 
होगी 
। 
( 
न 
कि 
वह 
अंतिम 
तारीख 
जो 
असम 
, 
मेघालय 
, 
अरूणाचल 
प्रदेश 
, 
मिजोरम 
, 
मणिपुर 
, 
नागालैंड 
, 
त्रिपुरा 
, 
सिक्किम 
, 
जम्मू 
कश्मीर 
, 
राज्य 
के 
लद्दाख 

खण्ड 
, 
हिमाचल 
प्रदेश 
के 
लाहौल 
और 
स्पिती 
जिले 
तथा 
चम्बा 
जिले 
के 
पांगी 
उपखंड 
, 
अंदमान 

और 
निकोबार 
द्वीप 
या 
लक्षद्वीप 
के 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
विहित 
की 
गई 
है 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


टिप्पण 
2 
: 
रोजगार 
कार्यालयों 
के 
माध्यम 
से 
की 
जाने 
वाली 
भर्ती 
की 
दशा 
में 
, 
आयुसीमा 
अक्धारित 
करने 
के 
लिए 
निर्णायक 
तारीख 
वह 
अंतिम 
तारीख 
होगी 
जिस 
तक 
रोजगार 
कार्यालयों 
से 
नाम 
भेजने 
के 
लिए 
कहा 
गया 
है 
। 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


10 
दो 
वर्ष 


किसी 
मान्यता 
प्राप्त 
बोर्ड 
/ 
विश्वविद्यालय 
से 
मैट्रीकुलेशन 
। 


8-01/12591 


लागू 
नहीं 
होता 


· [ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


(11) 


( 
12 
) 


सीधी 
भर्ती 
द्वारा 


लागू 
नहीं 
होता 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


14 


लागू 
नहीं 
होता 


समूह ग विभागीयप्रोन्नतिसमिति,पुष्टिकेलिएनिम्नलिखितसे 
मिलकर 
बनेगी 
: 
1 
. 
सहायक 
निदेशक 
या 
कमांडेंट 
, 
केन्द्रीय 
अध्यक्ष 

रिजर्व 
पुलिस 
बल 2.संयुक्तसहायकनिदेशकयाउप 
| 
- 
सदस्य 
। 

कमाडेंट 
, 
केन्द्रीय 
रिजर्व 
पुलिस 
बल 
| 
3 
. 
प्रशासनिक 
अधिकारी 
या 
अनुभाग 
- 
- 
सदस्य 
II 

अधिकारी 
या 
सहायक 
कमांडेंट 
, 

केन्द्रीय 
रिजर्व 
पुलिस 
बल 


- 


नहीं25वर्षसेअधिकनहीं 


होता 


( 
फराश 
) 


(1)(2) 

160*.साधारणवेतनबैंड-1लागू कांस्टेबल(2010)केन्द्रीयसेवा5200-20200।होता 

*कार्यभार|समूह ग |रू0+ग्रेड। केआधार|अराजपत्रितवेतन.2000 

|(अनुसचिवीय)|10 परिवर्तन कियाजा सकताहै। 


(केन्द्रीयसरकारद्वारासमय-समयपरजारीकिएगए अनुदेशोंयाआदेशोंकेअनुसारसरकारीसेवकोंकेलिए। साधारणअभ्यर्थियोंकीदशामेंशिथिलकरके40वर्षतक तथाअनुसूचितजातियोंऔरअनुसूचितजनजातियोंकी 
दशा 
में 
शिथिल 
करके 
45 
वर्ष 
तक 
की 
जा 
सकती 
है 
) 


- 


- 


टिण्ण1:आयुसीमाअवधारितकरनेकेलिएनिर्णायक तारीखवहअन्तिमतारीखहोगी।(नकिवहअंतिमतारीख जोअसम,मेघालय,अरूणाचलप्रदेश,मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम,जम्मूकश्मीर,राज्यकेलद्दाख खण्ड,हिमाचलप्रदेशकेलाहौलऔरस्पितीजिलेतथा चम्बाजिलेकेपांगीउपखंडे,अंदमानऔरनिकोबारद्वीप| यालक्षद्वीपकेअभ्यर्थियोंकेलिएविहितकीगईहै। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


। 


AN 


टिष्ण2:रोजगारकार्यालयोंकेमाध्यमसेकीजाने वालीभर्तीकीदशामें,आयुसीमाअवधारितकरनेकेलिए। निर्णायकतारीखवहअंतिमतारीखहोगीजिसतक रोजगारकार्यालयोंसेनामभेजनेकेलिएकहागयाहै। 


[ PART II---SEC. 30 ] 


10 


___ 


[ भाग - खण्ड 3( ] 


. 


किसीमान्यताप्राप्तबोर्ड/विश्वविद्यालयसेमैट्रीकुलेशन। 


लागूनहींहोता 


दोवर्ष 


( 
11 
) 


(12) 


सीधीभर्तीद्वारा 


लागूनहींहोता 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


13 समूह ग विभागीयप्रोन्नतिसमिति,पुष्टिकेलिएनिम्नलिखितसेमिलकरबनेगी: 


लागूनहींहोता 


१.सहायकनिदेशकयाकमांडेंट,केन्द्रीयरिजर्वपुलिसबल 


|अध्यक्ष 


2.संयुक्तसहायकनिदेशकयाउपकमाडेंट,केन्द्रीयरिजर्व सदस्य। 

पुलिसबल 3.प्रशासनिकअधिकारीयाअनुभागअधिकारीयासहायक|सदस्यII कमांडेंट,केन्द्रीयरिजर्वपुलिसबल 


25वर्षसेअधिकनहीं 


( 
2 
) 

( 
3 
) 
60 
* 
साधारण 
वेतन 
बैंड 
- 
1 
| 
लागू___नहींलागूनहींहोता 
कांस्टेबल 
( 
2010 
) 
केन्द्रीय 
सेवा 
5200 
- 
20200 
होता 
( 
सफाई 

|*कार्यभारसमूह ग रू0+ग्रेड 
कर्मचारी 
के 
आधार 
| 
अराजपत्रित 
वेतन 
2000 
रू० अनुसाचवाय)परपरिवर्तन(अनुसचिवीय) 

किया 
जा 
सकता 
है 
। 


( 
केन्द्रीय 
सरकार 
द्वारा 
समय 
- 
समय 
पर 
जारी 
किए 
गए 
अनुदेशों 
या 
आदेशों 
के 
अनुसार 
सरकारी 
सेवकों 
के 
लिए 
साधारण 
अभ्यर्थियों 
की 
दशा 
में 
शिथिल 
करके 
40 
वर्ष 
तक 
तथा 
अनुसूचित 
जातियों 
और 
अनुसूचित 
जनजातियों 
की 
दशा 
में 
शिथिल 
करके 
45 
वर्ष 
तक 
की 
जा 
सकती 
है 
) 


टिप्पण 
1 
: 
आयु 
सीमा 
अवधारित 
करने 
के 
लिए 
निर्णायक 
तारीख 
वह 
अन्तिम 
तारीख 
होगी 
। 
( 
न 
कि 
वह 
अंतिम 
तारीख 
जो 
असम 
, 
मेघालय 
, 
अरूणाचल 
प्रदेश 
, 
मिजोरम 
, 
मणिपुर 
, 
नागालैंड 
, 
त्रिपुरा 
, 
सिक्किम 
, 
जम्मू 
कश्मीर 
, 
राज्य 
के 
लद्दाख 
खण्ड 
, 
हिमाचल 
प्रदेश 
के 
लाहौल 
और 
स्पिती 
जिले 
तथा 
चम्बा 
जिले 
के 
पांगी 
उपखंड 
, 
अंदमान 
और 
निकोबार 
द्वीप 
या 
लक्षद्वीप 
के 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
विहित 
की 
गई 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


टिप्पण 
2 
: 
रोजगार 
कार्यालयों 
के 
माध्यम 
से 
की 
जाने 
वाली 
भर्ती 
की 
दशा 
में 
, 
आयुसीमा 
। 
अवधारित 
करने 
के 
लिए 
निर्णायक 
तारीख 
वह 
अंतिम 
तारीख 
होगी 
जिस 
तक 
रोजगार 
कार्यालयों 
से 
नाम 
भेजने 
के 
लिए 
कहा 
गया 


[ PART II - SEC . 3(6) ] 


है। 


1535 


9 


10 
दो 
वर्ष 


किसी 


लागू 
नहीं 
होता 


मान्यता 
प्राप्त 
बोर्ड 
/ 
विश्वविद्यालय 
से 
मैट्रीकुलेशन 
। 


[ भाग !! - खण्ड 3( ) ] 


- 3 


सीधी 
भर्ती 
द्वारा 


लागू 
नहीं 
होता 


13 


लागू 
नहीं 
होता 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


समूह 

ग 

विभागीय 
प्रोन्नति 
समिति 
, 
पुष्टि 
के 
लिए 
निम्नलिखित 
से 
मिलकर 
बनेगी 
: 
- 
- 

- 
- 
अध्यक्ष 
11 
. 
सहायक 
निदेशक 
या 
कमांडेंट 
, 
केन्द्रीय 
रिजर्व 
पुलिस 
बल 

- 
- 
सदस्य 
। 
2 
. 
संयुक्त 
सहायक 
निदेशक 
या 
उप 
कमाडेंट 
, 
केन्द्रीय 
रिजर्व 
पुलिस 
बल 

- 
सदस्य 
II 
13 
. 
प्रशासनिक 
अधिकारी 
या 
अनुभाग 
अधिकारी 
या 

सहायक 
कमांडेंट 
, 
केन्द्रीय 
रिजर्व 
पुलिस 
बल 


[ 
फा 
. 
सं 
. 
आर 
. 
9 
- 
1 
/ 
2010 
मिन 
. 
/ 
सीआरपीएफ 
/ 
कार्मिक 
- 
2 
] 

एस 
. 
सी 
. 
शिवाजी 
राव 
, 
उप 
- 
सचिव 
( 
कार्मिक 
- 
1 
) 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II- - SEC . 3(1) ] 


MU 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th April, 2010 
G .S. R . 347( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police 
Force Act, 1949 (66 of 1949 ) and in supersession of the Central Reserve Police Force Combatised (Group C 
and Group D posts), Recruitment Rules, 2003 , except as respects things done or omitted to be done before 
such supersession , the Central Government hereby makes the following rules regulating the method ofrecruit 
mentto the posts of Constable ( Daftry), Constable (Peon ), Constable (Farash ) and Constable ( Safai Karmachari 
Ministerial) in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :-- - 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Central Reserve Police 
Force Constable (Daftry ), Constable ( Peon ), Constable (Farash ) and Constable ( Safai KarmachariMinisterial) 
Recruitment Rules, 2010 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 . Application . These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to 
these rules. 


3 . Number of posts , their classification and pay band and grade pay /scale of pay :--- The number 
of the said posts, their classification and pay band and grade pay / the scale of pay attached thereto , shall be as 
specified in columns (2 ) to (4 ) of the said Schedule annexed to these rules . 

4 . Method of recruitment, age limit , qualifications, etc .— The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said posts , shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the 
aforesaid Schedule 


5. Disqualification . — No person , 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for 
so doing , exempt any person from the operation of this rule . 


6 . Power to relax.- - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary of expedient 
so to do , it may , by order, for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons . 

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other conces 
sions required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Other Backward Classes, Ex 
servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovern 
ment from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


NameofPost. 


NumberofClassification. ports 


Agelimitfor directrecruits. 


Payband undGnde PaylPry Scale 


Whether Selection postor aon selection post 


Educational wother qualifications requiredfor direct recruith 


-VN 


Whether benefitof added yearsof service admissible Noder Rule30of Central Civil Services (Pension) 
Rules, 1977. 

16 Noc applicable 


Whetherageperiodof and 

probation, educationalifany. qualifications| prescribedfor direct recruitment willapplyin thecaseof promotres. 


Methodof. recruitment whetherbydirect recruitmentorby promotion/or absorptionand percentageof vxcaeciatobe lilledbyvarious methods. 


Incaseof recruitmentby promotionor deputationor absorption gradefrom whichpromotion |ordeputationor absorptiontobe 
nade.. 


( 4 11 - 05 3 (1) ] 


IfadepartmentalCircumstances promotioncommittetlinwhich exists,whatisits|Union composition. 

Public Service Coaminion istobe consultedin making recruitment. 


(5)1 Not |applicable 


(10) Notapplicable.(Twoyears. 


(12) Notapplicable. 


. 


1.Constable (Daflry) 


Bydirect recruitment. 


fNot 


LW 


applicable. 


(2010) *Subjectto variation depending 


GeneralPayband1 CootraiRs.5200 Service,·|20200plus Group-C,Gradepay Non 

Rs.2000 Gazetted (Ministerial). 


(13) Group c Departmental PromotionCommittee forconfirmation consistingof:. 1.AssistantDirector ofComandant, CentralReservePolice ForceChairman 


1 


WEGT 


Workload. 


TEN 


2.JontAssistant DirectororDeputy Commandant CentralReservePolice ForceMake 


m 


: TENSITY 


(7) NotexceedingMatriculation |25yearsfroma. (Relaxableforrecognized GovernmentBoard/ servantsuptotheUniversity. ageof40years inthecaseof general candidatesand 45yearsincase oftheScheduled Casteofthe ScheduledTribe candidatesin accordancewith instructionsof udersissuedby theCentral Government fromtimeto time). Note:-).The crucialdatefor determiningthe agelimitshall betheclosing dateforreceipt ofaapplications fromcandidates inIndia(andsot theclosingdate prescribedfor1 thoseinAssam 


3.Administrative OfficerorSection OfficerorAssistant Commandant CentralReservePolice Force-MemberII. 


- 


- 


. 


. 


1 


1 


mm 


Meghalaya Arunachal 
Pradest, 
Mizoram, 
Manipur, 
Nagaland, 
Tripura,Sikkim, 
LadakhDivision 
ofJammuand 
KashmirStates 
Lahaul 
and 
Spiti 
Districtand PangiSub 
Divisionof 
ChambaDistrict 
ofHimachal 
Pradesh,the 
UnionTerritory 
oftheAndaman 
andNicobar 
Islandsofthe 
UnionTerritory 
of Lakshadweep). 
Note2.The 
crucialdatefor 
determiningthe agelimitinthe caseof 
candidatesfrom 
Employment Exchangesshall 
bethelastdate uptowhichthe 
Employment 
Exchangesare 
asked to 
nominate candidates. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


NE 


[PART II - SEC, 


- 1535 ustio - 4 


[ 471 11 - W 


(10 


(13) 


2.Constabie (P.com). 


(5) Noi applicable 


9) Not applicable 


Two years. 


(11) Bydirect recruitment 


(12) Not applicablc. 


Nou applicable. 


3 (1) ] 


(2) 413* (2010) *Subjectto variation depending on workload. 


General Central Service, Group-C, Non-Gazetted (Ministerial). 


PaybandI Rs.5200 20200plus 
Gradepay Rs.2000. 


Group cDepartmental PromotionCommittee forconfirmation consistingof: 1.AssistantDirectoror Commandant,Central ReservePoliceForce Chairman. 


2.JointAssistant DirectororDeputy Commandant, CentralReservePolice Force-Member-) 


6 NotNotexcceding25yearsMatriculation applicable(RelaxableforGovernmentfroma 

servantsuptotheageof40roognized yearsinthecaseofgeneralBoard/ candidatesand45yearsinUcivarsity caseoftheScheduledCaste ortheScheduledTribe candidatesinaccordance withinstructionsororders issuedbytheCatral Goycrimentfromtimeto time). Note:-1.Thecrucialdatefor determiningtheagelimit shallbetheclosingdatefor receiptofaapplications fromcandidatesinIndia (andnottheclosingdate 

prescribedforthosein |Assam,Meghalaya| 

ArunachalPradesh, Mizorum.Manipur, Nagaland,Tripura,Sikkim, LadakhDivisionofJammu andKastimirState,Lahaul andSpitiDistrictandPangi Sub-DivisionofChamba DistrictofHimachal Pradesh,theUnion TatitoryoftheAndaman andNicobarIslandsorthe UnionTerritoryof Lakshadweep). Note2.Thequicialdatefor determiningtheagelimitin thecaseofcandidatesfrom EmploymentExchanges shallbethelastdateupto whichtheEmployment Exchangesareaskedto nominatecandidates. 


3.Administrative OfficerorSection OfficerorAssistant Commandant,Central ReservePoliceForce Member- 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


w 


18) 


(9) 


(10) 


(2) 


Notapplicable. 


Twoyears. 


(12)L 
No! 
applicable 


Bydirect 
recruitment 


13.Constablc 

(Parash) 


(14) 
Not applicable. 


L(5 Not. applicable .. 


60(2010) 

*Subjectto |variation 

dependingon workload. 


3) General |Central 

Services Group-C, Non 
Gazetted (Ministerial). 


PaybandI Rs.3200. 20200plus Gradepay 
ofRs.2000. 


13 
Group C 
Departmental Promotion Committeefor 
confirmation 
consistingof 
: 
1.AssistantDirector: 
orCommandant, 
CentralReserve 
PoliceForce 
Chairmza. 


2.JointAssistant 
DirectororDeputy 
Commandant, 
CentralReserve 
PoliceForce 
Member-1 


6) 
NotNotexceeding25yearsMatriculation applicable(RelaxableforGovernmentfroma 

servantsuptotheageof40recognized yearsinthecaseofgeneralBoard/ candidatesand45yearsinUniversity caseoftheScheduledCaste ortheScheduledTribe candidatesinaccordance withinstructimsoronders issuedbytheCentral Governmentfromtimeto 
time). Note:-1.Thecrucialdatefor determiningtheagelimit shallbetheclosingdatefor receiptof&applications fromcandidatesinIndia (andnottheclosingdate prescribedforthosein Assam,Meghalaya, 
ArunachalPradesh, 
Mizoram, 
Manipur, Nagaland,Tripura,Sikkim, LadakhDivisionofJammu andKashmirState,Lahaul andSpitiDistrictandPangi Sub-DivisionofChamba DistrictofHimachal Pradesh,theUnion TerritoryoftheAndaman andNicobarIslandsorthe UnionTerritoryof 
Lakshadweep). Note2.Thecrucialdatefor determiningtheagelimitin thecaseofcandidatesfrom EmploymentExchanges 
sbal}bethelastdateupto 
whichtheEmployment Exchangesareaskedto Dominatecandidates. 


3.Administrative 
OfficerorSection 
Officer 
or 
Assistant 
Commandant, 
CentralReserve 
Police 
Force 
Member- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


.. 


TPART 11 - SEC 


(8) 


(13) 


UL ||4.Constati 

(Safai Karmachari Ministeria, 


(10) Two years 


(11) Bydirectrecruitment 


(2) 60* (2010) 

Subjectto variation depending 


150 Payband!NotNot Rs.5200l applicableapplicable 20200plus Gradepay ofRs.2000. 


Genera! Central Service, Group-C, Non Gazetted (Ministerial). 


Not applicable 

::- 


GroupDepartenentalNot PromotionCommitteeapplicable forconfirmation consistingof- 

1.AssistantDirectoror Commandant,Captral ReservePoliceForce Chairman 


11- 3 ( 1 ) ] 


on 


workload. 


2.JointAssistant DirectororDeputy Commandant, CentralReservePolice Force-Member-1 


Notexceeding25yearsMatriculationNotapplicable. (RelaxableforGovernmentfroma servantsuptotheageof-40recognized yearsinthecaseofgeneral|Board/ candidatesand45yearsincaseUniversity. oftheScheduledCasteorthe ScheduledTribecandidatesin accordancewithinstructionsor ordersissuedbytheCentral Governmentfromtimeto time). Note:-1.Thecrucialdatefor determiningtheagelimitshall betheclosingdateforreceipt ofapplicationsfrom candidatesinIndia(andnotthe closingdateprescribedfor thoseinAssam,Meghalaya, ArunachalPradesh,Mizoram, Manipur,Nagaland,Tripura, Sikkim,LadakhDivisionof JamuandKashmirState, LahaulandSpitiDistrictand PangiSob-DivisionofChamba DistrictofHimachalPradest, theUnionTerritoryofthe AndemanandNicobarIslands oftheUnionTerritoryof Lakshadweep). Note2.Thecrucialdatefor determiningtheagelimitinthe caseofcandidatesfrom EmploymentExchangesshall bethelastdateuptowhichthe EmploynientExchangesarc askedtonominatecandidates. 


3.Administrative OfficerorSection OfficerorAssistant Commandant,Central ReservePoliceForce Member-11 


AM 


and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 
Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[F.No.R.IX.1/2010-Min./CRPF/Pers-!l]|| 

S.C.SIVAJIRAO,Dy.Secy.(Pers.-1) 


